670 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 22, 2008 ( ASAR. 31 , 1930 SAKA) 


[ PARTI 


कृषि विभाग 


दिनांक 15 जुलाई, 2008 
संख्या 1429- कृ ० अ ० (1 )-2008/16837. -पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 (1961 का पंजाब मण्डी अधिनियम, 23), की 
धारा 7 की उप -धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भूतपूर्व पंजाब सरकार , कृषि विभाग , 
अधिसूचना संख्या 4133- कृषि 1( M -64 / 3762 , दिनांक 2 मई, 1964, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
भूतपूर्वपंजाब सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 4133 -कृषि 1( 0-64/3762 , दिनांक 2 मई, 1964 , में अनुसूची में क्रम संख्या 
1 के सामने खाना 2 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् 

2 


. 


: -- 


4 


उत्तर 


"निम्नलिखित सीमाओं सहित नई अनाज मण्डी अटेली : -- 

अटेली । " 
पूर्व कांति खेड़ी सड़क की तरफ रिवाड़ी -नारनौल सड़क से नई अनाज मण्डी की चार दीवारी की तरफ 
पश्चिम रिवाड़ी- नारनौल सड़क से रेलवे भूमि तक नई अनाज मण्डी की चार दीवारी 

रिवाड़ी से नारनौल सड़क तक श्रीमती रामरती पत्नी श्री सुरेश चन्द ग्राम हुडिया कलां 

की भूमि किला नं ० 6/8/3/1 तक गई अनाज मण्डी की चार दीवारी 
दक्षिण रिवाड़ी से रेलवे लाईन नारनौल की तरफ नई अनाज मण्डी की चार दीवारी 

राज कुमार , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग 


.. 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 15th July , 2008 
No.1429 - Agri. Sec. ( 1) -2008/16837.-- In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 2) of Section 7 of the 
Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the 
following amendment in the erstwhile Punjab Government, Agriculture Department (Market Committees), Notification 
No. 4133- Agri.I( V )-64/ 3762, dated the 2nd May, 1964, namely : 


Amendment 


In the erstwile Punjab Government, Agriculture Department (Market Committees), Notification No.4133 -Agri.I(V ) 
64/3762, dated the 2nd May , 1964 , in the Schedule , serial number 1, under columns 2 and 4 , for the existing entries, the 
following entries shall be substitued , namely : 


2 


4 


" New Grain Market, Ateli with boundaries as under : 


Ateli." . 


East 


Boundary wall of New Grain Market, Rewari-NarnaulRoad towards 
Kanti Kheri Road 


West 


Boundary wall of New Grain Market from Rewari-Narnaul Road to 
Railway Land 


North : 


Boundary wall of New Grain Market towards Rewari to NarnaulRoad 
upto Killa No. 6/8/3/1 of Smt . Ram Rati W/ o Shri Suresh Chand , Village 
Hudia Kalan 


South : 


Boundary wall of New Grain Market towards Rewari to NarnaulRailway Line 


RAJ KUMAR, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Agriculture Department. 


